रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 7 , 2018 / भाद्र 16 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7 , 2018 /BHADRA 16 , 1940 


सं . 340 ] 
No . 340 ] 


भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान 
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 2018 


( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) 
सं . पीआर- 22/09-डीडी-30/09/डीसी/167/ 2011. - चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों 
और मामलों के संचालन की प्रक्रिया ) नियम, 2007 के नियम 18(17) और नियम 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 
अधिनियम , 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन ) अधिनियम , 2006 द्वारा यथासंशोधित] की धारा 21ख (3) के उपबंधों के 
निबंधनानुसार , सीए . कलिमुद्दीन शैख [ जो पूर्व सीए. एस .के. कलिमुद्दीन से जाने जाते थे (सदस्यता सं. 060487)], एनएच 
60 एक्सटेंशन, बोगतुई मोड, पीओ एंड पीएस - रामपुरहाट , जिला बिरभूम, रामपुरहाट 731 224 को , अनुशासन समिति 
द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7 ) और खंड ( 8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी 
अभिनिर्धारित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. कलिमुद्दीन शैख ( सदस्यता सं . 060487 ) के नाम को 
छह (06 ) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और साथ ही उन पर 25 ,000 रुपए 
( पच्चीस हजार रुपए ) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था । तदनुसार , इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 
1988 के विनियम 18 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, एततद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. कलिमुद्दीन शैख (सदस्यता सं . 060487) का नाम 7 सितंबर, 2018 
से छह ( 06 ) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा । 

वी . सागर , सचिव 
[विज्ञापन - III / 4 / असा. / 211 / 18 ] 


5289 GI/2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 

(Set up by an Act of Parliament) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September, 2018 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. PR-22/09- DD - 30 /09/ DC / 167/2011. - In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered 
Accountants Act, 1949 [ as amended by the Chartered Accountants ( Amendment) Act , 2006] read with Rules 18(17) and 
19 ( 1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of 
Cases ) Rules, 2007 , CA . Kalimuddin Saikh [ Formerly known as CA . S K Kalimuddin (Membership No. 060487) ], 
NH -60 Extension , Bogtui More, PO & PS -Rampurhat, Distt Birbhum , Rampurhat 731 224 , has been held guilty of 
Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7 ) and (8 ) of Part I of the Second Schedule to the 
aforesaid Act by the Disciplinary Committee and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA . 
Kalimuddin Saikh (Membership No. 060487) from the Register of Members for a period of six (06 ) months and also 
imposed a penalty of Rs. 25 ,000 /-( Rupees Twenty Five Thousand only) upon him . In pursuance thereof and in exercise 
of the powers conferred by sub -section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered 

Accountants Regulations , 1988, it is hereby notified that the name of said CA. Kalimuddin Saikh ( Membership 
No. 060487), shall stand removed from the Register of Members for a period of six (06 ) months with effect from 
7th September, 2018. 


V. SAGAR, Secy. 
[ ADVT . - III/ 4/ Exty./ 211/ 18 ] 


. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 2018 

( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ) 
सं. पीपीआर/ 2/ डब्ल्यू/13/ डीडी /5/ डब्ल्यू / आईएनएफ /13 / डीसी/421/ 2014. – चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( वृत्तिक और अन्य 
कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम , 2007 के नियम 18( 17) और नियम 19(1) के साथ 
पठित , चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( संशोधन) अधिनियम , 2006 द्वारा यथासंशोधित] की धारा 
21ख( 3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, सीए. एम . सिवैय्या ( सदस्यता सं . 029421), 107, मलिक चैम्बर्स, हैदरगुडा , 
हैदराबाद- 500 029 को , अनुशासन समिति द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), खंड ( 6) और 
खंड ( 7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है, जिसने उपर्युक्त सीए. एम . सिवैय्या ( सदस्यता 
सं . 029421) के नाम को तीन (03) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और साथ ही 
उन पर 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था । तदनुसार , इसके अनुसरण में और चार्टर्ड 
एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एततद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए . एम . सिवैय्या (सदस्यता सं. 029421 ) का 
नाम 7 सितंबर , 2018 से तीन ( 03) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा । 


वी . सागर , सचिव 


[ विज्ञापन -III / 4 / असा. / 211 / 18 ] 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September, 2018 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. PPR/ 2/ W /13/ DD/5 / W /INF/ 13 /DC/ 421/ 2014. - In terms of the provisions of Section 21B( 3) of the Chartered 
Accountants Act, 1949 [ as amended by the Chartered Accountants ( Amendment ) Act, 2006] read with Rules 18( 17) and 
19 (1 ) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of 
Cases) Rules, 2007, CA . M Sivaiah (Membership No. 029421 ), 107, Malik Chambers, Hyderguda, Hyderabad 
500 029 , has been held guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5 ), (6 ) and (7 ) of Part I 
of Second Schedule to the aforesaid Act by the Disciplinary Committee which ordered for removal of the name of 
aforesaid CA . M Sivaiah (Membership No. 029421) from the Register of Members for a period of three (03 ) months 
and also imposed a fine of Rs. 50,000 / - (Rupees Fifty Thousand only). In pursuance thereof and in exercise of the 
powers conferred by sub - section (2 ) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered 
Accountants Regulations, 1988 , it is hereby notified that the name of said CA . M Sivaiah (Membership No. 029421 ), 
shall stand removed from the Register of Members for a period of three (03) months with effect from 7th 
September , 2018 . 


V . SAGAR, Secy. 


[ ADVT. - III / 4/ Exty./211 /18] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 सितम्बर , 2018 

__ ( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) 
सं . पीआर-79/13/डीडी/83/ 13/डीसी/ 464/ 2016. – चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और 
मामलों के संचालन की प्रक्रिया ) नियम , 2007 के नियम 18(17) और नियम 19( 1) के साथ पठित , चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 
अधिनियम , 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( संशोधन ) अधिनियम , 2006 द्वारा यथासंशोधित ] की धारा 21ख( 3) के उपबंधों के 
निबंधनानुसार , सीए. भरत कुमार (सदस्यता सं. 087271), ऐग्जिक्युटिव वाइस प्रेसिडेंट, इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, 15वां 
तल , एक्रोपोलिस माल, राजदंगा मेन रोड, कसबा, कोलकाता 700 107 को , अनुशासन समिति द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की 
पहली अनुसूची के भाग 3 के खंड ( 2) तथा भाग 1 के खंड (11) और दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) और खंड (3) के 
अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. भरत कुमार 
( सदस्यता सं . 087271) के नाम को दो ( 02 ) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और 
साथ ही उन पर 2, 00,000 रुपए ( दो लाख रुपए ) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था । तदनुसार, इसके अनुसरण में और 
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा ( 2) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सीए. भरत कुमार (सदस्यता सं. 087271) का 
नाम 7 सितंबर , 2018 से दो (02) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा । 


वी . सागर , सचिव 
[विज्ञापन- III / 4 / असा. / 211 / 18 ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September, 2018 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. PR- 79 /13- DD/ 83/ 13 / DC / 464/ 2016. - In terms of the provisions of Section 21B( 3 ) of the Chartered 
Accountants Act , 1949 [ as amended by the Chartered Accountants ( Amendment) Act , 2006] read with Rules 18( 17) and 
19 ( 1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of 
Cases) Rules, 2007 , CA . Bharat Kumar (Membership No. 087271), Executive Vice President, Emami Paper Mills 


untan 


110 


on 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Limited, 15th Floor , Acropolis Mall , Rajdanga Main Road , Kasba, Kolkata 700 107, has been held guilty of 
Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (11) of Part I and Clause ( 2) of Part III of First Schedule 
and Clauses (1) and (3) of Part II of the Second Schedule to the aforesaid Act by the Disciplinary Committee and 
consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA . Bharat Kumar (Membership No. 087271) from the 
Register of Members for a period of Two (02) years and also imposed a penalty of Rs. 2,00,000 /-(Rupees Two Lakhs 
only) upon him . In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 20 of the 
aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , it is hereby notified that the 
name of said CA . Bharat Kumar (Membership No. 087271), shall stand removed from the Register ofMembers for 
a period of two (02) years with effect from 7th September , 2018 . 


V. SAGAR, Secy. 
[ ADVT.- III/ 4/ Exty./ 211/18 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 2018 

( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ) 
सं . पीपीआर/ पी/ 32 / सी/ 13/ डीडी/ 26 / सी/ आईएनएफ/13/डीसी/ 473/ 2016. – चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( वृत्तिक और अन्य 
कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया ) नियम , 2007 के नियम 18( 17) और नियम 19(1) के साथ 
पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम , 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन ) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित] की धारा 
21ख( 3) के उपबंधों के निबंधनानुसार , सीए . अरुण कुमार रस्तोगी (सदस्यता सं. 072884), 207 , दूसरा तल, मुरली भवन , 
10-ए, अशोक मार्ग, लखनऊ 226 001 को , अनुशासन समिति द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड 
( 7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त समिति ने उपर्युक्त 
सीए . अरुण कुमार रस्तोगी ( सदस्यता सं . 072884) के नाम को तीन ( 03 ) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से 
हटाने का आदेश दिया था और साथ ही उन पर 25 , 000 रुपए ( पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था । 
तदनुसार, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की 
धारा 20 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एततद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अरुण 
कुमार रस्तोगी (सदस्यता सं . 072884) का नाम 7 सितंबर, 2018 से तीन (03) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर 
से हट जाएगा । 

वी . सागर, सचिव 
[विज्ञापन- III / 4 / असा. / 211 / 18 ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September , 2018 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. PPR /P /32 /C /13/DD /26 /C /INF /13 /DC /473/2016 . - In terms of the provisions of Section 21B (3 ) of the 
Chartered Accountants Act, 1949 [ as amended by the Chartered Accountants ( Amendment) Act , 2006] read with Rules 
18 ( 17 ) and 19 (1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and 
Conduct of Cases) Rules, 2007, CA . Arun Kumar Rastogi (Membership No. 072884 ), 207 , Second Floor, Murli 
Bhawan, 10- A, Ashok Marg, Lucknow 226 001, has been held guilty of Professional Misconduct falling within the 
meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act by the Disciplinary Committee and 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA . Arun Kumar Rastogi (Membership No. 072884 ) from the 
Register of Members for a period of three (03) months and also imposed a penalty of Rs. 25 ,000 /-(Rupees Twenty Five 
Thousand only ) upon him . In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 20 
of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , it is hereby notified that 
the name of said CA . Arun Kumar Rastogi (Membership No. 072884 ), shall stand removed from the Register of 
Members for a period of three (03 )months with effect from 7th September , 2018 . 


V. SAGAR, Secy. 
[ ADVT.- III/ 4/ Exty./211/18] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 सितम्बर , 2018 

( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ) 
सं . पीआर-98/12-डीडी/128/ 2012/ डीसी/442/ 2016. – चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों 
और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम , 2007 के नियम 18(17) और नियम 19 (1 ) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 
अधिनियम , 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन ) अधिनियम , 2006 द्वारा यथासंशोधित] की धारा 21ख ( 3) के उपबंधों के 
निबंधनानुसार, सीए . गणेश सेतुरमन ( सदस्यता सं. 035549), मैसर्स वी कृष एंड एसोसिएट्स , चार्टर्ड एकाउंटेंट्स , एम 
224/ 4, 27वां क्रास स्ट्रीट , बसंत नगर, चेन्नई को , अनुशासन समिति द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 
के खंड (6), खंड ( 7) और खंड ( 8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और इसके 
परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. गणेश सेतुरमन ( सदस्यता सं . 035549) के नाम को एक (01) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों 
के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और साथ ही उन पर 25, 000 रुपए ( पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित 
किया था । तदनुसार, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उपर्युक्त 
अधिनियम की धारा 20 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एततद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि सीए. गणेश सेतुरमन ( सदस्यता सं. 035549 ) का नाम 7 सितंबर , 2018 से एक ( 01) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के 
रजिस्टर से हट जाएगा । 

वी . सागर, सचिव 
[ विज्ञापन- III / 4 / असा. / 211 / 18 ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September, 2018 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. PR- 98/12 -DD/128/ 2012/ DC / 442/ 2016. — In terms of the provisions of Section 21B( 3) of the Chartered 
Accountants Act , 1949 [ as amended by the Chartered Accountants ( Amendment ) Act, 2006 ] read with Rules 18( 17) and 
19 (1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of 
Cases ) Rules , 2007, CA. Ganesh Sethuraman (Membership No. 035549) of M /s. V Krish & Associates, Chartered 
Accountants , M 224 /4, 27th Cross Street, Besant Nagar, Chennai, has been held guilty of Professional Misconduct 
falling within the meaning of Clauses (6 ), (7 ) and (8 ) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act by the 
Disciplinary Committee and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA . Ganesh Sethuraman 
(Membership No. 035549) from the Register ofMembers for a period of one (01) year and also imposed a penalty of Rs. 
25,000 /-(Rupees Twenty Five Thousand only ) upon him . In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


tan 


sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 
1988, it is hereby notified that the name of said CA . Ganesh Sethuraman (Membership No. 035549 ), shall stand 
removed from the Register ofMembers for a period of one (01) year with effect from 7th September , 2018. 


___ V. SAGAR, Secy. 
[ ADVT. - III/ 4/ Exty./211/ 18 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 2018 

( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ) 
सं . पीपीआर/ पी / 1/डब्ल्यू/12/ डीडी/ 4/डब्ल्यू/ आईएनएफ/ 12 / डीसी/ 384/ 2014. - चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( वृत्तिक और 
अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया ) नियम , 2007 के नियम 18( 17) और नियम 19(1 ) के साथ 
पठित , चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम , 2006 द्वारा यथासंशोधित ] की धारा 
21ख (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, सीए. पुरषोत्तम शिवदास सखालकर ( सदस्यता सं. 035808), 4सी, जापे चॉल , 
आर. आर . ठाकुर रोड, जोगेशवरी -पूर्व, मुंबई 400 060 को , अनुशासन समिति द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के 
भाग 1 के खंड (5), खंड ( 6), खंड (7) और खंड ( 8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और 
इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. पुरषोत्तम शिवदास सखालकर ( सदस्यता सं . 035808 ) के नाम को दो (02 ) वर्ष की 
अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और साथ ही उन पर 50, 000 रुपए (पचास हजार रुपए ) का 
जुर्माना भी अधिरोपित किया था । तदनुसार, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के 
साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एततद्वारा यह 
अधिसूचित किया जाता है कि सीए. पुरषोत्तम शिवदास सखालकर ( सदस्यता सं . 035808 ) का नाम 7 सितंबर , 2018 से दो 
( 02) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा । 

वी . सागर , सचिव 
[ विज्ञापन -III / 4 / असा. / 211 / 18 ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September, 2018 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. PPR / P /1 / W /12 /DD /4 / W /INF / 12 /DC /384 /2014 . — In terms of the provisions of Section 21B ( 3 ) of the 
Chartered Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants ( Amendment) Act , 2006 ] read with Rules 
18 (17) and 19 (1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and 
Conduct of Cases ) Rules, 2007, CA . Purushottam Shivdas Sakhalkar (Membership No. 035808 ), 4C , Jape Chawl, R 
R Thakur Road, Jogeshwari - E, Mumbai 400 060, has been held guilty of Professional Misconduct falling within the 
meaning of Clauses (5 ),(6), ( 7) & (8 ) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act by the Disciplinary 
Committee and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA . Purushottam Shivdas Sakhalkar 
(Membership No. 035808) from the Register of Members for a period of two (02) years and also imposed a penalty of 
Rs. 50 ,000/-(Rupees Fifty Thousand only) upon him . In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by 
sub-section (2 ) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1988, it is hereby notified that the name of said CA . Purushottam Shivdas Sakhalkar (Membership No. 035808 ), shall 
stand removed from the Register of Members for a period of two (02) years with effect from 7th September , 2018 . 


___ V. SAGAR, Secy. 


[ ADVT. -III / 4/ Exty./211 /18] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 सितम्बर , 2018 

( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ) 
सं. पीआर-157/09- डीडी/ 185 / 09 / डीसी/148 / 2011. - चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों 
और मामलों के संचालन की प्रक्रिया ) नियम, 2007 के नियम 18(17) और नियम 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 
अधिनियम , 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( संशोधन ) अधिनियम , 2006 द्वारा यथासंशोधित] की धारा 21ख(3) के उपबंधों के 
निबंधनानुसार , सीए. मुस्तफा अब्दुला सुरका ( सदस्यता सं . 115178), दूसरा तल , मुनीम हाऊस , 60, सारंग स्ट्रीट , मुंबई 
400 003 को , अनुशासन समिति द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अन्तर्गत अन्य 
कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त समिति ने उपर्युक्त सीए. मुस्तफा अब्दुला 
सुरका ( सदस्यता सं . 115178 ) के नाम को तीन ( 03 ) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया 
था और साथ ही उन पर 25,000 रुपए ( पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था । तदनुसार , इसके अनुसरण 
में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एततद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. मुस्तफा अब्दुला सुरका ( सदस्यता 
सं . 115178) का नाम 7 सितंबर , 2018 से तीन ( 03 ) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा । 


वी . सागर , सचिव 


[ विज्ञापन -III / 4 / असा. / 211 / 18 ] 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September , 2018 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. PR -157/09- DD /185/ 09 /DC /148/ 2011. — In terms of the provisions of Section 21B (3) of the Chartered 
Accountants Act, 1949 [ as amended by the Chartered Accountants (Amendment ) Act, 2006 ] read with Rules 18 ( 17) and 
19 (1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of 
Cases ) Rules, 2007 , CA . Mustafa Abdulla Surka (Membership No. 115178), 2nd Floor ,Munim House, 60, Sarang 
Street,Mumbai 400 003, has been held guilty of Other Misconduct falling within the meaning of Clause (2 ) of Part IV 
of the First Schedule to the aforesaid Act by the Disciplinary Committee and consequently ordered for removal of the 
name of aforesaid CA. Mustafa Abdulla Surka (Membership No. 115178) from the Register ofMembers for a period of 
three (03) months and also imposed a penalty of Rs. 25,000 /-(Rupees Twenty Five Thousand only) upon him . In 
pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub -section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with 
Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said CA . Mustafa 
Abdulla Surka (Membership No. 115178 ), shall stand removed from the Register ofMembers for a period of three 
(03) months with effect from 7th September, 2018. 


V . SAGAR, Secy. 


[ ADVT. -III / 4/ Exty./211 /18] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 2018 

( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ) 
सं . पीआर- 125/12-डीडी/ 164/12/ डीसी/ 389/ 2014. – चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों 
और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम , 2007 के नियम 18 ( 17 ) और नियम 19( 1 ) के साथ पठित , चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 
अधिनियम , 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( संशोधन) अधिनियम , 2006 द्वारा यथासंशोधित] की धारा 21ख( 3) के उपबंधों के 
निबंधनानुसार, सीए . नलिन रमेश चवन (सदस्यता सं . 114791) मै. गोखले टंकसाले एंड घाटपांडे, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स , 
आफिस नं . 221, सिद्धार्थ टावर, संगम प्रेस रोड, एस . नं . 12/ 3, कोठरुद , पुणे 411038 को , अनुशासन समिति द्वारा उपर्युक्त 
अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड ( 7 ) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और 
इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. नलिन रमेश चवन (सदस्यता सं . 114791) के नाम को एक (01) वर्ष की अवधि के लिए 
सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और साथ ही उन पर 50 . 000 रुपए (पचास हजार रुपए ) का जर्माना भी 
अधिरोपित किया था । तदनुसार, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के साथ पठित 
उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एततद्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि सीए. नलिन रमेश चवन ( सदस्यता सं. 114791) का नाम 7 सितंबर, 2018 से एक (01) वर्ष की अवधि के लिए 
सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा । 

वी . सागर, सचिव 
[विज्ञापन-III / 4 / असा ./ 211 / 18] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September, 2018 

( CHARTERED ACCOUNTANTS) 
No. PR - 125/12- DD /164 / 12/DC /389/2014 . — In terms of the provisions of Section 21B (3) of the Chartered 
Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 ] read with Rules 18 (17) and 
19 (1 ) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of 
Cases) Rules, 2007 , CA . Nalin Ramesh Chavan (Membership No. 114791 ) of M /s. Gokhale Tanksale & Ghatpande , 
Chartered Accountants, Office No. 221, Siddhartha Towers, Sangam Press Road, S . No. 12/ 3, Kothrud , Pune 411 
038 , has been held guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7 ) of Part I of the Second 
Schedule to the aforesaid Act by the Disciplinary Committee and consequently ordered for removal of the name of 
aforesaid CA . Nalin Ramesh Chavan (Membership No. 114791) from the Register of Members for a period of one (01) 
year and also imposed a penalty of Rs. 50 , 000 /-(Rupees Fifty Thousand only ) upon him . In pursuance thereof and in 
exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the 
Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said CA. Nalin Ramesh Chavan 
(Membership No . 114791), shall stand removed from the Register of Members for a period of one (01) year with 
effect from 7th September , 2018. 


V . SAGAR , Secy. 


[ ADVT. -III / 4/ Exty./211 /18] 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 2018 


( चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) 


सं . पीआर-142/13- डीडी / 260/13/बीओडी/ 197/ 2016. – चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ( वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों 
और मामलों के संचालन की प्रक्रिया ) नियम , 2007 के नियम 14 के उपनियम ( 9) के साथ पठित , चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 
अधिनियम , 1949 [ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन ) अधिनियम , 2016 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 21क(3) के उपबंधों के 
निबंधनानुसार , सीए. दुर्गा प्रसाद सारदा ( सदस्यता सं. 043035 ), एस-2, दूसरा तल, वासनतिका अपार्टमेंट, सीतारामदास 
मंदिर के पास , राज नगर, नागपुर - 440013 को , संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के 
भाग 1 के खंड ( 10) और भाग 4 के खंड ( 2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है और इसके 
परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. दुर्गा प्रसाद सारदा ( सदस्यता सं . 043035 ) के नाम को एक (01) मास की अवधि के लिए 
सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और साथ ही उन पर 50, 000 रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी 
अधिरोपित किया था । इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम , 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. दुर्गा प्रसाद 
सारदा ( सदस्यता सं. 043035) का नाम, 7 सितंबर , 2018 से एक ( 01 ) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट 
जाएगा । 


वी . सागर , सचिव 

[ विज्ञापन -III / 4 / असा. / 211 / 18 ] 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th September, 2018 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. PR-142/ 13 - DD/ 260/ 13/ BOD/197/ 2016. - In terms of the provisions of Section 21A( 3 ) of the Chartered 
Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 ] read with sub -rule (9 ) of 
Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of 
Cases ) Rules , 2007, CA. Durga Prasad Sarda ( Membership No. 043035), S -2, 2nd Floor, Wasantika Apartments, 
Near Sitaramdas Mandir, Raj Nagar , Nagpur- 440 013 , has been held guilty of Professional and Other Misconduct 
falling within the meaning of Clause (10 ) of Part I and Clause ( 2) of Part IV of the First Schedule to the aforesaid Act by 
the Board of Discipline and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Durga Prasad Sarda (M .No. 
043035 ) from the Register of Members for a period of one (01 ) month and also imposed a fine of Rs. 50 ,000 /- (Fifty 
Thousand only) upon him . In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 20 
of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the 
name of said CA . Durga Prasad Sarda (Membership No . 043035 ) shall stand removed from the Register of 
Members for a period of one (01) month with effect from 7th September , 2018 . 


V . SAGAR, Secy . 
[ ADVT. - III/ 4/ Exty./211/18 ] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . ALOK 

Digitally signed by 

ALOK KUMAR 
KUMAR 

L _ Date: 2018.09.13 

10 : 20 : 34 + 05 30 


